रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D .L.-33000 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTI - Section3 - Sub - section ( i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY A THORITY 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2005 / चैत्र 10, 1927 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005 /CHAITRA 10 , 1927 


सं . 334] 
No. 334 ] 


- 


- 


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 2005 
का . आ . 464( अ ) - केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का. आ . 145 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
उक्त आदेश के पैरा 3 में - 
(i) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से . 31 मार्च, 2005 तक की अवधि तक के 

शब्दों, संख्या एवं अक्षरों के स्थान पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए " 
प्रतिस्थापित किए जाएं । 
क्रम संख्या 1 से 7 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और 

प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थातः 
1. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग 

अध्यक्ष 
अण्डमान और निकोबार द्वीप प्रशासन 
सचिव, मत्स्यकी विभाग, अंदमान एवं निकोबार प्रशासन 

सदस्य 
सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ सरकार , 

सदस्य 
अंदमान एवं निकोबार प्रशासन 
डा. प्रणव सन्याल, आईएफएस( सेवानिवृत्त ) एवं प्रो. एमेरेट्स . सदस्य 
जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता 
प्रो. एस. रामाचन्द्रन , निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ ओसयन सदस्य 
मैनेजमेंट, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई 
मुख्य, अंदमान निकोबार पर्यावरण टीम, पोर्ट ब्लेयर 

सदस्य 
7 . वन संरक्षक (विकास एवं उपयोगिता), नोडल अधिकारी सदस्य सचिव 
(एफ सी ए और सी आर जेड) 

[ फा . सं. 17011/21/ 99 - आई ए-III ] 

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव । 


1085 Gl/ 2005 


(1 ) 


1 


1L 





HH . . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 3 (ü )] 


L 


टिप्पणी : अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 

Pat, 2005 rien T. 317 , 145 ( 31 ) deq Ara 2161471 , 3THER UT Å schuifra 
het TRT 1 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

ORDER 
New Delhi, the 31st March , 2005 


S.O . 464 (E ). - In exercise of powers conferred by sub - sections (1) and (3) of section 
3 of the Environment ( Protection ) Act, 1986 29 of 1986 ) , the Central Government hereby 
makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of 
Environment and Forests number S .O 145 (E ) dated the 3rd February , 2005 , namely : 


In the said Order in paragraph 3, 


(i) 


for the words, figures and letters " with effect from the date of publication of this 
Order in the official Gazette , for a period upto 318 March , 2005 ” , the words " for a 
period of three years with effect from the publication of this Order ” shall be 
substituted . 


for serial numbers 1 to 7 and entries relating thereto, the following serial numbers 
and entries shall be substituted , namely : 


- Chairman 


Secretary , Department of Environment and Forests, - 
Andaman and Nicobar Administration . 


- Member 


Secretary , Department of Fisheries, 
Andaman and Nicobar Administration . 


- Member 


Secretary , Department of Local SelfGovernment, 
Andaman and Nicobar Administration , 


- Member 


Dr. Pranab Sanyal, IFS (Retd .) and 
Professor Emeritus, Jadavpur University, 
Kolkata 


- Member 


Professor S . Ramachandran , Director, 
Institute for Ocean Management ( IOM ), 
Anna University , 
Chennai. 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Head , Andaman Nicobar Environment Team ( ANET), 
Port Blair . 


- Member 


Conservator of Forests ( Development and Utilization), 
Nodal Officer ( FCA and CRZ) . 


- Member Secretary " 


___ [F. No . 17011/ 21/ 99 -IA-IM] 
R . CHANDRAMOHAN ,It. Secy. 


Note : The principal Order constituting the Andaman and Nicobar Coastal Zone 

Management Authority was published in the Gazette of India , Extraordinary, vide 
number S .O 145 (E ) dated the 3rd February, 2005 


आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का . आ . 465( अ ) - केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का . आ . 144 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त आदेश के पैरा 3 में - 


(i) 


सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि तक के । 
शब्दों, संख्या एवं अक्षरों के स्थान पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए . 
प्रतिस्थापित किए जाएं । 
क्रम संख्या 1 से 8 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और 
प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थातः- . 
मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग , पश्चिम बंगाल सरकार 

अध्यक्ष 
मुख्य सचिव, वन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार 

सदस्य 
सचिव, मत्स्यकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार 

सदस्य 
सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ सबअरवन अफेयर्स, पश्चिम बंगाल सरकार सदस्य 
सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 

सदस्य 
निदेशक , इन्स्टीट्यूट आफ एनवायरमेंट ऑफ स्टडीज एवं वाटर मैनेजमेंट सदस्य 
प्रो. एस के दुबे, निदेशक, आई आई टी खड़गपुर 

सदस्य 
प्रो. आनंददेव मुखोपाध्याय, स्कूल आफ ओसीयनोग्राफी स्टडीज सदस्य 
जादवपुर यूनिवर्सिटी तथा अध्यक्ष दीघा, शंकरपुर डिवलपमेंट ऑथारिटी सदस्य 
डा. जे. एस. परिहार , मिशन निदेशक स्पेश एप्लीकेशन सेन्टर, अहमदाबाद सदस्य 
प्रो. सुगाता हाजरा , रीडर, स्कूल ऑफ ओसियनोग्राफी स्टडीज 

सदस्य 
जादवपुर विश्वविद्यालय । 


8. 


+] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i) ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


11. रामाकृष्णन मिशन, नीमपीठ, साऊथ परगना 
12. चेयरपर्सन , हल्दिया म्युनिसिपलीटी 
13. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य सचिव 


[ फा. सं. 17011/26/ 99 - आई ए- III ] 

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : पश्चिम बंगाल तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी , 2005 

के संख्या का . आ . 144 ( अ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था । 


ORDER 
New Delhi, the 31st March , 2005 


S. 0. 465( E). --.In exercise of powers conferred by sub -sections (1 ) and ( 3) of section 
3 of the Environment (Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government hereby 
makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of 
Environment and Forests number S. 0 144 ( E) dated the 3°February, 2005 , namely: 


In the said Order in paragraph 3, - 
for the words, figures and letters “ with effect from the date of publication of this 
Order in the official Gazette, for a period upio 31 March , 2005 ” , the words “ for a 
period of three yoars with effect from the publication of this Order » shall be 
substituted 
for serial numbers 1 to 8 and entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall be substituted , namely : 


Chairman 


1. Principle Secretary , Forest & Environment Department, 

Government of West Bengal. 


Member 


2 . Principal Secretary, Department of Forest 

Government of West Bengal 


3 . Secretary , Department of Fisheries , 

Government of West Bengal. 


Member 


Member 


4 . Secretary , Department of Sundarban Affairs, 

Government of West Bengal. 


Member 


5 . Member Secretary , 

West Bengal Pollution Control Board . 


Member 


6. Director, Institute of Environmental Studies , 

& Wetland Management. 


[ भाग 


- खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Member 


7. Professor S. K Dubey, Director , IIT , Kharagpur 


Member 


8 . Professor Anandadev Mukhopadhyay , 

School of Oceanography Studies, 
Jadavpur University and Chairman , 
Digha Sankarpur Development Authority . 


Member 


9 . Dr. J.S Parihar ,Mission Director, Space Application ,Centre 

Ahmedabad . 


Member 


10 . Prof. Sugata Hazra, Reader, 

School of Oceanography Studies , 
Jadavpur University . 


11. Ramakrishna Mission, Nimpith, South Parganas. 


Member 


12. Chaiperson , Haldia Municipality . 


Member 


Member Secretary " 


13 . Chief Environment Officer, Environment Deptt, 

Government of West Bengal. 


[ F. No . 17011/ 26 /99 -IA- II] 


R. CHANDRAMOHAN,Jt. Secy. 


Note : The principal order constituting the West Bengal Coastal Zone Management, 

Authority was published in the Gazette of India , Extraordinary, vide number s. o 
144 (E ) dated the 3rd February , 2005 . 


. आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का . आ . 466( अ ). - केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का . आ. 153 ( अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त आदेश के पैरा 3 में 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षर के स्थान 
पर 30 जून, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


[ फा . सं. 17011 /14/ 99 - आई ए- II ] 

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2005 के 

संख्या का. आ . 153 ( अ) के तहत् भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था | 
10 . 5 / 05 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


ORDER 
New Delhi, the 31st March , 2005 


S .O . 466 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and ( 3 ) of 
section 3 of the Environment ( Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government 
hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the 

Ministry of Environment and Forests number S. O . 153 ( E ) dated the 3rd February, 2005 
namely : 


In the said Order, in paragraph 3 , for the words, figures and letters “ for a period upto 
314 March , 2005, the words, figures and letters " for a period upto 30th June, 2005 ” shall be 
substituted . 


| E No . 17011/ 14 /99-IA- III) 


R . CHANDRAMOHAN , Jt. Sccy . 


Note : The principal Order constituting the Maharashtra Coastal Zone Management Authority 
was published inthe Gazette of India, Extraordinary ; vide S . 0 153 ( E ) dated the 3rd February , 
2005 . 


आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का . आ . 467( अ ). - केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी , 2005 के आदेश 
संख्या का . आ . 152 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त आदेश के पैरा 3 में 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षर के स्थान 
पर 30 जून, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


[ फा. सं. 17011/ 18/96 - आई ए-III ] 

आर. चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी , 2005 के 

संख्या का . आ . 152 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था | 


ORDER 


New Delhi, the 31st March, 2005 


S.0. 467(E). -- In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (3 ) of 
section 3 of the Environment ( Protection) Act, 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government 
hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the 

Ministry of Environment and Forests number S . O . 152 ( E ) dated the 3rd February , 2005 
namely : 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


In the said Order, in paragraph 3, for the words, figures and letters “ for a period upto 
31st March , 2005, the words, figures and letters " for a period upto 30h June, 2005 ” shall be 
substituted : 


FNo . 17011/18/ 96 -IA- I11 ] 


R . CHANDRAMOHAN , Jt . Secy . 


Note : The principal Order constituting the Lakshadweep Coastal Zone Management 
Authority was published in the Gazette of India , Extraordinary ; vide S. O 152 (E ) dated the 3rd 
February, 2005 . 


__ आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का . आ . 468( अ ). - केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का. आ . 151 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त आदेश के पैरा 3 में 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षर के स्थान 
पर 30 जून, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


[ फा . सं. 17011/ 52/ 99 - आई ए -III ] 

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : कर्नाटक तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2005 के 

__ संख्या का . आ . 151 ( अ ) के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था | 


ORDER 

New Delhi,the 31st March, 2005 
S.O .468 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -sections (1) and (3) of 
section 3 of the Environment ( Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986), the Central Government 
hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the 

Ministry of Environment and Forests number S . O . 151 ( E ) dated the 3rd February , 2005 
namely: 


___ In the said Order, in paragraph 3, for the words, figures and letters " for a period upto 
31st March , 2005, the words , figures and letters " for a period upto 30th June, 2005 ” shall be 
substituted . 

[ E. No. 17011/ 52/99-IA -III ] 

R. CHANDRAMOHAN, It. Secy. 
Note : The principal Order constituting the Karnataka Coastal Zone Management Authority 
was published in the Gazette of India Extraordinary ; vides. 0 151 ( E ) dated the 3rd February , 
2005 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II---- SEC. 3( ii )] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का . आ . 469( अ ). - केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का . आ . 148 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त आदेश के पैरा 3 में 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षर के स्थान 
पर 30 जून, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


[ फा . सं. 17011/ 23/99 - आई ए-III ] 

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : पाडिचेरी तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2005 के 

संख्या का . आ . 148 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था । 


ORDER 
New Delhi, the 31st March , 2005 


S . 0 . 469 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of 
section 3 of the Environment ( Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government 
hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the 

Ministry of Environment and Forests number S . O .148 ( E ) dated the 3rd February , 2005 
namely : 


In the said Order , in paragraph 3, for the words , figures and letters “ for a period upto 
31 March, 2005, the words , figures and letters “ for a period upto 30th June, 2005 " shall be 
substituted . 


[ F No. 17011/ 23/ 99-IA-III ) 

R. CHANDRAMOHAN, Jt. Sécy. 
Note : The principal Order constituting the Pondicherry Coastal Zone Management Authority 
was. published in the Gazette of India, Extraordinary ; vide S . 0 148 ( E ) dated the 3° February , 
2005 . 

आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का . आ . 470( अ ) - केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का . आ . 154 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त आदेश के पैरा 3 में 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षर के स्थान 
पर 30 जून , 2005 तक की अवधि के लिए शब्दों सख्या और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । . . 


[ फा. सं. 17011/ 12/99 -- आई ए -III ] 

आर . चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव 


[ भाग 1 - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


टिप्पणी : गोवा तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2005 के संख्या 

का . आ . 154 ( अ) के तहत् भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था | 


ORDER 

New Delhi, the 31st March ,2005 
S.O. 470(E).— In exercise of the powers confer. d by sub -sections (1) and (3) of 
section 3 of the Environment ( Protection ) Act , 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government 
hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the 

Ministry of Environment and Forests number S. O . 154 ( E ) dated the 3rd February , 2005 
namely : 


_ Inthe said Order, in paragraph 3, forthe words, figures and letters “ for a period upto 
314 March , 2005, the words , figures and letters " for a period upto 30th June, 2005” shall be 
substituted . 

[ F. No . 17011/ 12/99-IA- II ] 

R . CHANDRAMOHAN , Jt . Secy. 
Note : The principal Order constituting the Goa Coastal Zone Management Authority was 
published in the Gazette of India , Extraordinary ; vide S.O 154 (E ) dated the 3rd February , 
2005 . 


आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का . आ . 471 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार , पयांवरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 28 ) की पास 3 की उप - धारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का. आ . 155 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त आदेश के पैरा 3 में - 


(i) 


. 


सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि 
तक के शब्दों, संख्या एवं अक्षरों के स्थान पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन 
वर्षों के लिए प्रतिस्थापित किए जाएं। 
क्रम संख्या 1 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और 
प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थातः 


(ii) 


अध्यक्ष 


. . 


सचिव 
पर्यावरण एवं वन 
दमन और द्वीव और दादर और 
नागर हवेली 


[ फा . सं. 17011/ 13 /96 - आई ए- II ] 

आर. चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव 


1085 G7/ 05 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i) ] 


टिप्पणी : दमन और द्वीव और दादर नगर हवेली तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य 

आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2005 के संख्या का . आ . 155 ( अ ) के तहत् भारत के 
राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था । 


ORDER 
New Delhi, the 31st March , 2005 


S.O .471(E ).— In exercise of powers conferred by sub - sections (1) and (3) of section 
3 of the Environment (Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986), the Central Government hereby 
makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of 
Environment and Forests, number S.O 155 (E ) dated the 3rd February , 2005, namely : 


Inthe said Order, in paragraph 3 , 
for the words, figures and letters “ with effect from the date of publication of this 
Order in the official Gazette , for a period upto 31st March , 2005 ” , the words “ for a 


period of three years with effect from the date of publication of this Order ” shall be 


substituted ; 


ii) 


for serial number ! and entries relating thereto , the following scrial qumbers and 
entries shall be substituted , namely: 


- Chairman ." 


Secretary ( Environment & Forests ), 
Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli . 


[ F. No . 17011/ 13/ 96 -IA- III] 
R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy. 


Note : The principal Order constituting the Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli 
Coastal Zone Management Authority was published in the Gazette of India , Extraordinary , 
vide number S .O 155 (E ) dated the 3 February , 2005 

आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का. आ . 472( अ ). - केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का . आ . 147 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
उक्त आदेश के पैरा 3 में - 

सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि 
तक " के शब्दों, संख्या एवं अक्षरों के स्थान पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन 
वर्षों के लिए " प्रतिस्थापित किए जाएं । 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


( ii) : क्रम संख्या 8 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और 

प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थातः- : 


8 . 


सदस्य 


, 


9 . 


सदस्य 


डॉ० पंताजलि शास्त्री 
पर्यावरण केन्द्र 
मकान नं0 86 -4 - 16 /1 मनथीना गार्डन : 
राजामुन्दरी - 533003 
पूर्वी गोदावरी जिला 
डा० डी०वी० भास्कर राव 
प्रोफेसर मौसम विज्ञान 
मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान विभाग 
विशाखापट्नम - 530003 
निदेशक, 
तट क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
हैदराबाद | 


10. 


सदस्य -सचिव 


[ फा . सं. 17011/ 27/99 - आई ए- III ] 

आर. चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी, 

2005 के संख्या का . आ . 147 ( अ) के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 
किया गया था । 


ORDER 
New Delhi, the 31st March , 2005 


S.O .472 (E ). In exercise of the powers conferred by sub - sections (1 ) anú (3 ) of seciion 3 
of the Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ), the Central Government hereby makes 
the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of 
Environment and Forests, number S . O 147 (E ) dated the 3 February, 2005 , namely : 


In the said Order in paragraph 3 , - 


for the words, figures and letters “ with effect from the date of publication of this 
Order in the official Gazette , for a period upto 31 March , 2005 ”, the words “ for a 
period of three years with effect from the date of publication of this Order ” shall 
be substituted 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3( )] 


for serial number 8 and entries relating thereto , the following serial numbers and 
entries shall be substituted , namely : 


" 8 


Member 


Dr. Patanjali Sastry , 
Environment Center , 
H . No 86 - 4 - 16 /1, Manthena Gardens, 
Rajahmundry -533 003 , 
East Godvari District. 


Member 


Dr. D . V . Bhaskar Rao , 
Professor ofMeteorology , 
Department ofMeteorology and Oceanography , 
Visakhapatnam -530 003 


10 . 


Member- Secretary ." 


Director, 
Shore Area Development Authority , 
Hyderabad. 


[ F. No. 17011/27/99-IA- II ] 


R . CHANDRAMOHAN , Jt. Secy. 


Note : The principal Order constituting the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority 

was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide number S . O 147 ( E ) dated the 
3 February , 2005 . 


. . 


आदेश 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 2005 
का . आ. 473( अ ). - केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) और (3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का . आ. 156 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
उक्त आदेश के पैरा 3 में - 
(i) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से " 31 मार्च, 2005 तक की अवधि तक के 

शब्दों, संख्या एवं अक्षरों के स्थान पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए 

प्रतिस्थापित किए जाएं । 
( ii) . क्रम संख्या 1 से 8 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और . 

प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थातः 
प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, गुजरात सरकार अध्यक्ष 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , गुजरात राज्य 

सदस्य 
चीफ टाऊन प्लानर, गुजरात राज्य 

सदस्य 
मत्स्य पालन आयुक्त, गुजरात राज्य 

सदस्य 
निदेशक , जी ई ई आर फाउन्डेशन, गांधीनगर 

सदस्य 


- 


ल२७ 


[ भाग 1 - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


सदस्य 


डा. निखिल देसाई, एम एस विश्वविद्यालय, बड़ोदरा 

सदस्य 
डा . शैलेश नायक , उप निदेशक और अध्यक्ष , 

सदस्य 
एम डब्ल्यू आर डी , स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर , अहमदाबाद 
8. डा. टी पी. सिंह, निदेशक, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट आफ 

स्पेश एप्लीकेशन एण्ड जीओ इनफॉरमेटिक , गांधीनगर 

प्रो . अनिल गुप्ता , इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद सदस्य 
10. श्री कार्तिक साराभाई, निदेशक, सेन्टर फार एन्वायरमेंट सदस्य 

एड्केशन , थलतेजटीकरा, अहमदाबाद 
11. निदेशक (पर्यावरण), वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार सदस्य सचिव 


[ फा. सं. 17011/18 / 96 - आई ए -II ] 

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : गुजरात तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2005 के संख्या 

का . आ . 156 ( अ) के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था । 


ORDER 
New Delhi, the 31st March , 2005 


S.O .473(E). - In exercise of powers conferred by sub- sections (1) and (3) of 
section 3 of the Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ), the Central Government 
hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the 
Ministry of Environment and Forests number S .O . 156 (E ) dated the 3rd February, 2005, 
namely: 


Inthe said order in paragraph 3,- . 


For the words, figures and letters " with effect from the date of publication 
of this order in the official gazette, for a period upto 31 March, 2005 ", the 
words " for a period of 3 years with effect from the date of publication of 
this order " shall be substituted ; 
For serial numbers 1 to 8 and entries relating thereto, the following serial 
numbers and entries shall be substituted , namely: 


Chairman 


1. The Principal Secretary, Forests and Environment Department, 

Government of Gujarat. 


Member 


2. The Principal Chief Conservator of Forests , 

Gujarat State . 


3. The Chief Town Planner , Gujarat State. 


Member 


100567 | os - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ PART II - SEC . 3(ii)] 


4. The Commissioner of Fisheries , Gujarat State . 


Member 


5. The Director, GEER Foundation , Gandhinagar. 


Member 


6. Dr. Nikhil Desai , M. S University, Vadodara. 


Member 


7. Dr. Shailesh Nayak , Deputy Director and Head , 

MWRD , Space Application Centre, Ahmedabad . 


Member 


Member 


8 . Dr. T. P . Singh , Director, 

Bhaskaryachaya Institute of Space Application and 
Geoinformatics, Gandhinagar . 


Member 


9 . Prof. Anil Gupta, 

Indian Institute ofManagement, 
Ahmedabad . 


Member 


10 Shri Kartikeya Sarabhai, Director, 

Centre for Environment Education , 
Thaltej Tekra, Ahmedabad . 


Member Secretary 


11 The Director (Environment ), 

Forests and Environment Department 
Government of Gujarat. 


[ F. No . 17011 / 18/96-IA- III ) 


R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy . 


Note : The principal order constituting the Gujarat Coastal Zone Management Authority Awas 

published in the Gazette of India, Extraordinary , vide number S .O 156 (E ) dated the 
3rd February, 2005 . 


आदेश 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 2005 
का. आ . 474( अ ). - केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी , 2005 के आदेश 
संख्या का. आ . 150 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त आदेश के पैरा 3 में - 


(i) 


सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि तक के 
शब्दों, संख्या एवं अक्षरों के स्थान पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए 
प्रतिस्थापित किए जाएं । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii ) क्रम संख्या 1 से 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और 

प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थातः 


अध्यक्ष 


प्रधान सचिव, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं 
पर्यावरण विभाग 
केरल सरकार 


सदस्य 


सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग 
केरल सरकार अथवा उसका नामित 


सदस्य 


सचिव, मत्स्य और पोर्ट विभाग 
केरल सरकार अथवा उसका नामित 


4 . 


सदस्य 


सचिव, उद्योग विभाग 
केरल सरकार अथवा उसका नामित 


सदस्य 


सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग 
केरल सरकार अथवा उसका नामित (ग्रामीण ) 


अध्यक्ष, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 


सदस्य 


सदस्य 


डा0 एम बाबा, निदेशक 
सेन्टर फार अर्थ साइंस स्टडीज 


सदस्य 


डा0 एन आर मेनन , निदेशक 
सेन्टर फार इन्टीग्रेटिड मैनेजमेंट 
आफ कोस्टल जोन्स, स्कूल आफ 
मेराइन साइंस, कोचीन यूनिवर्सिटी 
आफ साइंस एंड टैक्नोलोजी, 
कोची 


9 . 


सदस्य 


प्रो०मधुसूदन करूप 
स्कूल आफ इन्ड्रस्ट्ररियल फिशरीज 
कोचीन यूनिवर्सिटी आफ साइंस 
एंड टैक्नोलोजी, कोची 


10 


सदस्य 


। 


डा0 जॉन कुरियन , फैलो 
सेन्टर फार डेवलपमेंट स्टडीज 
तिरूवन्नतपुरम 


THE GAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEc . 3(ii)] 


सदस्य 


सचिव 
साऊथ इंडिया फेडरेशन आफ फिशरमैन 
सोसायटी , कारमना,तिरूवन्नतपुरम -695002 


12. 


सदस्य 


डा० के आर एस कृष्णन, निदेशक 
विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग 
एवं पदेन सरकार के अपर सचिव 


[ फा . सं. 17011 /26/ 2000 - आई ए- II ] 

आर . चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : केरल तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2005 के संख्या 

का . आ . 150 ( अ ) के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था । 


ORDER 
New Delhi,the 31st March ,2005 


S.0. 474 (E). --In exercise of the powers conferred by sub-sections (1 ) and (3 ) of 
section 3 of the Environment (Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government 
hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the 
Ministry of Environment and Forests, number S .O 150 (E ) dated the 3rd February, 2005 , 
namely : 


In the said Order, in paragraph 3 , 


for the words, figures and letters " with effect from the date of publication of this 
Order in the official Gazette, for a period upto 315 March , 2005 ” , the words " for a 
period of three years with effect from the date of publication of this Order” shall be 
substituted ; 


for serial number 1 to 10 and entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall be substituted , namely : 


Chairman 


Principal Secretary , Science, Technology and 
Environment Department (STED ), 
Government of Kerala 


Member 


Secretary, Local Self Government Department, 
Government of Kerala or his nominee (Urban ) 


3 . 


Member 


Secretary , Fisheries and Ports Department, 
Government of Kerala or his nominee 


[ TI- Ous 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


- 


- 


- 


4 . 


Member 


Secretary , Industries Department, 
Government of Kerala or his nominee. 


Member 


Secretary, Local Self Government Department, 
Government of Kerala or his nominee (Rural). 


Chairman , Kerala State Pollution Control Board . 


Member 


7. 


Member 


Dr. M . Baba, 
Director , 
Centre for Earth Science Studies. 


Member 


Dr. N .R Menon, Director, Centre for Integrated 
Management of Coastal Zones, School ofMarine 
Science, Cochin University of Science and Technology , 
Kochi 


9 . 


Member 


Prof. Madhusoodana Kurup , 
School of Industrial Fisheries, 
Cochin University of Science 
and Technology , Kochi. 


10 . 


Member 


Dr. John Kurien , Fellow , 
Centre for Development Studies , 
Thiruväüanthapuram 


11. 


Member 


Secretary , 
South Indian Federation of Fisherman Societies, 
Karamana, Trivandrun - 695 002. 


12 . 


Member Secretary. ” 


Dr. KRS Krishnan , Director , Science , 
Technology and Environment Department and 
Ex officio Additional Secretary to Government. 


[F. No. 17011/26 / 2000-1A - IL ) 
R . CHANDRAMOHAN , Jt. Secy. 


Note : The principal Order constituting the Kerala Coastal Zone Management Authority was 

published in the Gazette of India , Extraordinary, vide number S .O 150 (E ) dated the 
3rd February, 2005 


__ आदेश 

The faroit, 31 re , 2005 
OfT.311. 475 ( 37 ). - tosita ar roku (PRETUT) fuft4, 1986 ( 1986 T 29 ) TRT 3 of 34 -ERT 
( 1) 3 ( 3) 4G9 gireret 7 yet ano , ART HRAIR Teferut TO ANT o feria 3 The art, 2005 START 
Hol .371. 146 ( 37 ) # farfofaa äitiya pointi 37979 : 
1085 GI / 05 - 5 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II 


SEc. 3(ii)] 


- 


- 


- 


- 


उक्त आदेश के पैरा 3 में - 


अध्यक्ष 


सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि तक के 
शब्दों, संख्या एवं अक्षरों के स्थान पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए . 

प्रतिस्थापित किए जाएं । 
(ii ) क्रम संख्या 1 से 8 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और 

प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थातः 
1. कमीश्नर एवं सचिव 

वन एवं पर्यावरण विभाग 
उड़ीसा सरकार 
भुवनेश्वर 
श्री जगन्नाथ बास्तिया , अध्यक्ष, 

सदस्य 
बीच प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ उड़ीसा 
दालामानदीप साही, एल डी बैंक लेन 
पुारी 752001 
डॉ० बी0 आर0 सुब्रहमण्यम 
निदेशक, इन्टीग्रेटिड कोस्टल 
एण्ड मेराइन एरिया मैनेजमेंट 
परियोजना निदेशक 
समुद्री विकास विभाग 
चैन्नई 
डॉ० एस०एन० दाश , 
अध्यक्ष डब्ल्यू एम आई सी प्रभाग 
भुवनेश्वर 
डॉ0 शिवा प्रसाद अधिकारी 
रीडर, वनस्पति विज्ञान 
उत्कल विश्वविद्यालय 
वाणी विहार , भुवनेश्वर 


सदस्य 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


सदस्य 


प्रोफेसर एस रामचन्द्रन 
निदेशक समुद्र प्रबन्ध 
अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई 


सदस्य 


कमीश्नर एवं सचिव, 
यू डी विभाग 
उड़ीसा सरकार 
भुवनेश्वर 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


8. 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


कमीश्नर एवं सचिव 
परियोजना और ए आर डी विभाग 
उड़ीसा सरकार 
भुवनेश्वर 
अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
भुवनेश्वर 
चीफ एग्जीक्यूटिव , 
चिल्का विकास प्राधिकरण 
भुवनेश्वर 
चीफ एग्जीक्यूटिव, 
उड़ीसा रिमोट सेसिंग एपलीकेशन सेन्टर 
भुवनेश्वर 
मुख्य वन संरक्षक 
क्षेत्रीय कार्यालय 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 
भुवनेश्वर 
निदेशक, पर्यावरण एवं विशेष 
सचिव , 
वन एवं पर्यावरण विभाग 
उड़ीसा सरकार 
भुवनेश्वर 


सदस्य 


सदस्य सचिव 


[ फा. सं. 17011/ 13 /99- आई ए-III .] 

आर . चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : उड़ीसा तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी , 2005 के 

संख्या का . आ . 146 ( अ) के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था । . 


ORDER 

New Delhi, the 31st March , 2005 
S. 0 . 475( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3) of 
section 3 of the Environment ( Protection ) Act , 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government 
hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the 
Ministry of Environment and Forests, number S . O . 146 (E ) dated the 3 February , 2005 , 
namely : 


In the said Order , in paragraph 3, 


for the words, figures and letters “ with effect from the date of publication of this 
Order in the official Gazette , for a period upto 31 March , 2005” , the words " for a 
period of three years with effect from the date of publication of this Order , ” shall 
be substituted ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec.3(ü )] 


(i ) 


for serial numbers 1 to 8 and entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall be substituted , namely : 


Chairman 


Commissioner - cum - Secretary to Government , 
Forest and Environment Department, 
Government of Orissa , 
Bhubaneshwar . 


Member 


Shri. Jaganath Bastia , President, 
Beach Protection Council of Orissa , 
Dalamandep Sahi, L . D Bank lane, 
Pari- 752 001. 


Member 


Dr. B . R Subrahamanian , 
Director, Integrated Coastal and Marine Area Management, 
Project Director, 
Department OfOcean Development, 
Chennai. 


4 . 


Member 


Dr. S . N . Dash , 
Head , WMIC Division 
Bhubaneshwar . 


Member 


Dr. Siva Prasad Adhikari, 
Reader in Botany , 
Utkal University , 
Vanivihar, Bhubaneshwar . 


6 


Member 


Prof. S . Ramachandran , 
Director of Ocean Management, 
Anna University, Chennai. 


Member 


Commissioner - cum - Secretary to Government, 
Urban Development Department, 
Government of Orissa , 
Bhubaneshwar. 


Member 


Commissioner -cum - Secretary to Government, 
Project and A .R . D Department, 
Government of Orissa, 
Bhubaneshwar. 


Member 


Chairman , State Pollution Control Board , 
Bhubaneshwar. 


.. 


भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10. 


Member 


Chief Executive , 
Chilika Development Authority , 
Bhubaneshwar. 


11 . 


Member 


Chief Executive, 
Orissa Remote Sensing Application Centre , 
Bhubaneshwar. 


12. 


Member 


Chief Conservator of Forests, 
Regional Office, 
Ministry of Environment & Forests , 
Bhubaneshwar . 


13. 


Member Secretary ” 


Director, Environment- cum - Special 
Secretary to Government, 
Forest and Environmeni Department, 
Government of Orissa , 
Bhubaneshwar . 


[ E. No. 17011/ 13/ 99 -IA- III ] 


R . CHANDRAMOHAN , Jt. Secy. 


Note : The principal Order constituting the Orissa Coastal Zone Management Authority was 

published in the Gazetté of India , Extraordinary , vide number S . 0 146 ( E ) tated the 
3rd February , 2005 


आदेश 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005 
का . आ . 476( अ ). - केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के आदेश 
संख्या का. आ . 149 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त आदेश के पैरा 3 में - 
(i) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि तक के शब्दों, 

संख्या एवं अक्षरों के स्थान पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए प्रतिस्थापित किए 
जाएं । 
क्रम संख्या 1 से 8 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां 

प्रतिस्थापित की जाएं अर्थात: 
1. सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग, तमिलनाडु सरकार अध्यक्ष 

निदेशक, टाऊन एवं कन्ट्री प्लानिंग, चेन्नई . . . सदस्य 

निदेशक, ग्रामीण विकास, चेन्नई . . ... . .... सदस्य 
1085 GI / 05 -6 


3. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEc. 3(ii)] 


- 


- 


सदस्य सचिव, चेन्नई मेट्रोपोलिटन डिवलपमेंट 

सदस्य 
आथारिटी , चेन्नई 
सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चेन्नईसदस्य 
क्षेत्रीय निदेशक , केन्द्रीय भू -जल बोर्ड, चेन्नई सदस्य 
डा. वी सुन्दर , विभागाध्यक्ष, आसीयन इंजीनियरिंग 

सदस्य 
सेन्टर , इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मद्रास 
डा. के . कैथीरोली, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट 

सदस्य 
ऑफ टेक्नॉलोजी, चेन्नई 
डा . बालासुब्रमनियन , निदेशक , सीएएस इन मैरीन 

सदस्य 
बॉयलोजी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय , परंगीपेटाय 
डा. एस रामाचन्द्रन , निदेशक , इस्टीटयूट ऑफ ओसीयन सदस्य 
मैनेजमैंट, अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई 
श्री जे. पॉल भास्कर, अध्यक्ष, पीस ट्रस्ट, तमिलनाडु सदस्य 
डायरेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट एण्ड फारेस्ट डिपार्टमेंट सदस्य सचिव 
तमिलनाडु सरकार 


12. 


[ फा. सं. 17011/ 38/ 96 - आई ए- III ] 

आर. चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : तमिलनाडु तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2005 के संख्या 

का . आ . 149 ( अ) के तहत् भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था | 


ORDER 
New Delhi, the 31st March , 2005 


S. 0. 476 ( E). ---In exercise of powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 
3 of the Environment ( Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ) , the Central Government hereby 
makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of 
Environment and Forests number S . O 149 (E ) dated the 3rd February, 2005, namely : 


(ii) 


In the said Order in paragraph 3 , - 
for the words, figures and letters " with effect from the date of publication of this 
Order in the official Gazette, for a period upto 31 March, 2005 ", the words “ for a 
period of three years with effect from the publication of this Order" shall be 
substituted 
for serial numbers 1 to 8 and entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall be substituted , namely : 


Chairman 


1. The Secretary to Government, 

Environment and Forests Department, 
Government of Tamil Nadu . 


[ 9T1 II - 05 3 ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . Director, Town and Country Planning , Chennai 


Member 


3. Director of Rural Development, Chennai 


Member 


Member 


4 . Member Secretary , Chennai Metropolitan 

Development Authority , Chennai - 8. 


Member 


5 . Member Secretary , Tamil Nadu Pollution 

Control Board , Chennai. 


Member 


6 . Regional Director, Central Ground Water 

Board , Chennai. 


Member 


7 . Dr. V . Sundar, Head of Department, 

Ocean Engineering Centre , 
Indian Institute of Technology, Madras. 


Member 


8. Dr. S. Kathiroli, Director, 

National Institute of Ocean Technology , Chennai. 


Member 


9 . Dr. Balasubramanian , Director, 

CAS in Marine Biology , Annamaiai University , 
Parangipettai 


Member 


10. Dr. S. Ramachandran, Director, 

Institute of Ocean Management, 
Anna University , Chennai. 


11. Shri J. Paul Baskar, Chairman , Peace Trust, 

Tamil Nadu . 


Member 


12 . Director of Environment and Forest Department, 

Government of Tamil Nadu . 


Member-Secretary" 


[F.No. 17011 /38 /96 -1A - III ] 


R . CHANDRAMOHAN , It. Secy. 


Note : The principal Order constituting the Tamil Nadu Coastal Zone Management 

Authority was published in the Gazette of India , Extraordinary, vide number S .O 149 
( E ) dated the 310 February , 2005 


1 


. 


Printed by the Manager, Govt . ºf India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


